निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 भाद्र 1942 ( श ० ) 
(सं ० पटना 520 ) पटना , मंगलवार , 1 सितम्बर 2020 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

7 अगस्त 2020 
सं ०1 स्था०-78 /2020-965/ वि ० स ० । — बिहार विधान सभा सचिवालय में अनुवादक संवर्ग के श्री जुल्फीकार अली, 
सहायक निदेशक , जो वेतन स्तर -9 में प्रतिमाह 77,900 / - ( सेल -14 ) वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा संहिता के नियम -85 के 
तहत दिनांक 01.07.2020 को वेतन स्तर -9 में वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए 80,200 / - ( सेल -15 ) वर्द्धित वेतन पाने की 
अनुमति दी जाती है । 
पूर्व में निर्गत अधसूचना सं०-849 , दिनांक -06.07.2020 के क्रम सं०-2 को इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

आदेश से . 
दीनानाथ प्रसाद , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 520-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


